निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


6 चैत्र 1935 ( श ० ) 


संख्या 13 


पटना , बुधवार , 


27 मार्च 2013 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-10 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग -2 बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-13 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

14-14 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

13 मार्च 2013 
एस0 ओ0. 181, दिनांक 27 मार्च 2013 — नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम -8 के 
उप -नियम ( 4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1959/ जे0 , दिनांक 07.06.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक 
श्री कमलेश्वर शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.06.2012 से पुनः अगामी पाँच 
वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं व्यवसायिक लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 

में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


के नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


07.06.2002 


श्री कमलेश्वर 
शर्मा 


अधिवक्ता, नोटरी 
दाउदनगर , जिला - औरंगाबाद 


बी ० एस ० सी ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


दाउदनगर 
अनुमंडल 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट-20/ 2000 / 1963/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


13 मार्च 2013 
एस 0 ओ0. 182, एस0 ओ 0 181, दिनांक 27 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -20 / 2000/ 1963/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 13th March 2013 


S.O. 181 , dated the 13th March 2013 — exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act , 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kamleshwar Sharma and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 (1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 1959/ J dated 07.06.2002 to practice as notary again for the 
next five years from 07.06.2012 . 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


3 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Area in which 
Notary to 
practice 


Date ofwhich the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
07.06.2002 


6 


1 
Shri 
Kamleshwar 
Sharma 


2 
Advocate , Notary 

Subdivisional 
Court Daudnagar 
Distt - Aurangabad 


4 
B.Sc 
L.L.B 


5 
Daudnagar 
Subdivision 


( File no .- A/ Not- 20/ 2000/ 1963/ J) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA, Secretary . 


13 मार्च 2013 
एस0 ओ0 183 , दिनांक 27 मार्च 2013 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम -8 के 
उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1394 / जे0, दिनांक 09.04.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक 
श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 09.04.2012 से पुनः अगामी पाँच 
वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक आवासीय एवं 

लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
के नाम व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


09.04.02 


सारण 


श्री सतीश चन्द्र 
मिश्रा 


अधिवक्ता, 

नोटरी व्यवहार 
न्यायालय सारण ( छपरा ) 


बी 0 ए0 
एल0 एल 0 बी 0 


जिला 


( सं0 सं 0- ए0/ नोट -38/ 98/ 1964/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


13 मार्च 2013 
एस0 ओ0 184, एस 0 ओ0 183 , दिनांक 27 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट-38 / 98 / 1964/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 13th March 2013 


S.O. 183, dated the 13th March 2013 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satish Chandra Mishra 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub-rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 1394/ J dated 09.04.2002 to practice as notary again for the 
next five years from 09.04.2012 . 


4 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Area in which 

Notary to 
practice 


Date ofwhich the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
09.04.2002 


6 


1 
Shri Satish 
Chandra 
Mishra 


2 
Advocate , 
Notary Civil Court 

Saran , Chapra 


4 
B.A 
L.L.B 


5 
Saran 
District 


( File no .- A/ Not - 38/ 98/ 1964/ J) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


13 मार्च 2013 
एस 0 ओ0 185 , दिनांक 27 मार्च 2013 — नोटरीज ऐक्ट , 1952( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम -8 के 
उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -474/ जे0, दिनांक 02.12.98 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक 
श्री अजीत कुमार सिंह , जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 02.12.2011 से पुनः अगामी पाँच 
वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं व्यवसायिक लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


पता 


1 


2 


3 


4 


6 


श्री अजीत कुमार 


02.12.98 


अधिवक्ता, नोटरी 
बार एसोशियेशन औरंगाबाद 


बी ० एस ० सी ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


5 
औरंगाबाद 
जिला 


सिंह 


( सं0 सं 0- ए0/ नोट-76/ 94/1968/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


13 मार्च 2013 
एस0 ओ0 186 , एस0 ओ0 185 , दिनांक 27 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0- ए0/ नोट -76/ 94/ 1968/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, सचिव । 


The 13th March 2013 


S.O. 185 , dated the 13th March 2013 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajit Kumar Singh and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4174 /J, dated 02.12.1998 to practice as notary again for 
the next five years from02.12.2011 . 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


5 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Area in which 
Notary to 
practice 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
02.12.98 


6 


1 
Shri Ajit 
Kumar Singh 


2 
Advocate , Notary 
Bar Association 

Aurangabad 


4 
B.Sc 
L.L.B 


5 
Aurangabad 

District 


, 


( File no. - A/ Not- 76/ 94/ 1968/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


13 मार्च 2013 
एस0 ओ0 187 , दिनांक 27 मार्च 2013 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम-8 के 
उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5627/ जे0 , दिनांक 14.12.93 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक 
श्री प्रमोद नारायण सिन्हा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 14.12.12 से पुनः अगामी पाँच 
वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं 

लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


14.12.93 


श्री प्रमोद नारायण 
सिन्हा 


अधिवक्ता, 
नोटरी , व्यवहार 
न्यायालय , 

समस्तीपुर 


एम ० ए ० 
बी 0 एल0 


समस्तीपुर 
जिला 


( सं0 सं 0- ए0/ नोट-55/92/1975/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


13 मार्च 2013 
एस0 ओ0 188 , एस 0 ओ0 187 , दिनांक 27 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -55 / 92 / 1975 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 13th March 2013 


S.O. 187 , dated the 13th March 2013 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pramod Narayan Sinha 
and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 5627 /J dated 14.12.93 to practice as notary again for the 
next five years from 14.12.2012 . 


6 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Date of which the name 
of the Notary has been 
entered in the Register . 

3 
14.12.93 


Residental/ 
professional 
address 

2 
Advocate , 
Notary Civil 

Court 
Samastipur 


Area in which 

Notary to 
practice 

5 
Samastipur 

District 


6 


1 
Shri 
Pramod 
Narayan 
Sinha 


4 
M.A 
B.L 


( File no .- A/ Not-55/ 92/1975/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


14 मार्च 2013 
एस0 ओ0 189 दिनांक 27 मार्च 2013 — नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 1956 के नियम -8 के उप 
नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -2893/ जे0 , दिनांक 14.06.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक 
श्री राम निवास यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 14.06.2009 से पुनः अगामी पाँच 
वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक के आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री राम निवास यादव 


14.06.2004 


अधिवक्ता, 
सिविल कोर्ट , जमुई 


बी 0 ए 0 
एल 0 एल 0 बी 0 


जमुई 
जिला 


( सं0 सं 0 - ए0/ नोट( एस0 ) -5/ 2001/ 2043 / जे0 ) 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


14 मार्च 2013 
एस 0 ओ 0 190 , एस0 ओ 0 189 , दिनांक 27 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट ( एस0 )-5/ 2001 / 2043 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 14th March 2013 


S.O. 189 , dated the 13th March 2013 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Nivas Yadav and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 

Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule ( 4) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 2893 /J dated 14.06.2004 to practice as notary again for the 
next five years from(14.06.2009 to 13.06.15 ). 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


7 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Area in which 
Notary to 
practice 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register . 

3 
14.06.2004 


6 


1 
Shri Ram 
Nivas Yadav 


2 
Advocate , 
Civil Court Jamui 


4 
B.A 
L.L.B 


5 
Jamui 
District 


( File no .- A/ Not ( S )-5/ 2001/ 2043/ J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


14 मार्च 2013 
एस0 ओ0 191 , दिनांक 27 मार्च 2013 — नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम -8 
के उप -नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4322/ जे0, दिनांक 06.09.93 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक 
श्री नरेन्द्र महासेठ, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है , को दिनांक 06.09.2012 से पुनः अगामी पाँच वर्षों 
के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य आवासीय एवं 

लेख्य प्रमाणक पंजी 

अहर्ता 

जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 


प्रमाणक के 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


06.09.93 


श्री नरेन्द्र 
महासेठ 


अधिवक्ता, नोटरी , 
निर्मली, जिला - सुपौल 


बी 0 कॉम 
एल 0 एल 0 बी 0 


निर्मली 
अनुमंडल 


( सं0 सं0 - ए0/ नोट -66/ 92/ 2044/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


14 मार्च 2013 
एस 0 ओ0 192 , एस 0 ओ0 191 , दिनांक 27 मार्च 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी 
से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -66/ 92 / 2044/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , सचिव । 


The 14th March 2013 


S.O. 191 , dated the 13th March 2013 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narendra Mahaseth and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 4322/ J dated 06.09.93 to practice as notary again for the 
next five years from 06.09.2012 . 


8 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 
address 

2 
Advocate , 
Notary Nirmali 
Distt- Supaul 


Date of which the name 
of the Notary has been 
entered in the Register . 

3 
06.09.93 


Area in which 
Notary to 
practice 

5 
Nirmali 
Sub - division 


1 
Shri 
Narendra 
Mahaseth 


6 


4 
B.Com 
L.L.B 


( File no .- A/ Not-66/92/ 2044 /J ) 
By order of the Governor of Bihar 
VINOD KUMAR SINHA , Secretary . 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

18 मार्च 2013 
सं ० 6( स०) / नि ० प ० / स ०वि ०नि०-03 / 2001 ( खंड-II) 1320 -श्री प्रदीप कुमार, भा 0 प्र 0 से0, प्रबंध निदेशक , बिहार 
राज्य वित्तीय निगम, पटना को बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि 0 पटना के ऑर्टिकल्स आफॅ एसोशियेसन की धारा 
75 ( 1) के अधीन निगम के निदेशक पर्षद में अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त किया जाता है । इसमें पूर्व विभागीय अधिसूचना 
2806 दिनांक 21.07.09 अवकमित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० )–अस्पष्ट , अवर सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

20 मार्च 2013 
सं ० 6 / प्रो0-06-010 / 2012-947वा0 कर — वित्त विभाग , बिहार , पटना के संकल्प ज्ञापांक -3 ए - 2 - वे 0 पु0-18 / 
2009-7566, दिनांक 14.07.2010 के द्वारा दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से लागू रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 
(एम 0ए 0 सी 0 पी 0) के अधीन बिहार वित्त सेवा के 19 वाणिज्य कर पदाधिकारियों को 10 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर करने के 
उपरान्त उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि से प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम 0 ए0 सी 0 पी 0) के 
अन्तर्गत वेतनमान् रू 0 15,600-39,100 ग्रेड - पे 5,400 से उच्चतर वेतनमान् रू 0 15,600-39,100 ग्रेड - पे 6,600 की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारियों का नाम / सेवा में प्रथम योगदान एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 की देय 
वर्तमान पदस्थापन 

की तिथि 

तिथि 


क्र ० सं ० 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री अजय कुमार 


कर्मनाशा जॉच चौकी 


01.10.1997 


01.01.2009 


2 


15.03.1997 


01.01.2009 


श्री प्रशान्त कुमार झा , 
पटना सिटी पूर्वी अंचल 
श्री अमर नाथ चौधरी , 
फारबिसगंज अंचल 


3 


15.03.1997 


01.01.2009 


4 


श्री संजीव कुमार , 


पाटलीपुत्र अंचल 


27.03.1999 


27.03.2009 


5 


श्रीमती रूबी, 
पटना विशेष अंचल, पटना 


27.03.1999 


27.03.2009 


6 


श्री निशिथ 

कुमार, 
गोपालगंज अंचल 


03.04.1999 


03.04.2009 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


9 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारियों का नाम / 

वर्तमान पदस्थापन 


सेवा में प्रथम योगदान 

की तिथि 


एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 की देय 

तिथि 


1 


2 


3 


4 


7 


श्री बिनय 

कुमार , 
बेगुसराय अंचल 


13.08.2001 


13.08.2011 


8 


01.08.2001 


01.08.2011 


सुश्री कंचन बाला, 
अन्वे0 ब्यूरो पटना 
श्री कार्तिक कुमार सिंह, 
पटना विशेष अंचल 


9 


02.08.2001 


02.08.2011 


10 


श्री प्रवीण कुमार, 


10.08.2001 


10.08.2011 


11 


03.08.2001 


03.08.2011 


मुख्यालय बिहार, पटना 
श्री प्रियदर्शी रंजन , 
पटना विशेष अंचल 
श्री शैलेन्द्र कु 0 पांडेय, 
हाजीपुर अंचल 
श्री अभिक अवतंश, 
पटना दक्षिणी अंचल 


12 


04.08.2001 


04.08.2011 


13 


02.08.2001 


02.08.2011 


14 


02.08.2001 


02.08.2011 


श्री अनुप कुमार, 
पाटलीपुत्रा अंचल 
श्री अनिल कु 0 सिंह विद्यार्थी, 
गांधी मैदान अंचल 


15 


01.08.2001 


01.08.2011 


16 


श्री शशि भानू, 


पूर्णियाँ अचंल , पूर्णियाँ 


06.08.2001 


06.08.2011 


17 


श्री दीपक राज, 
कर्मनाशा जॉच चौकी 


03.08.2001 


03.08.2011 


18 


श्री मणिन्द्र कुमार, 


पटना उत्तरी अंचल 


02.08.2001 


02.08.2011 


19 


श्री तेज कुमार कुजूर , 
दरभंगा अंचल 


06.08.2001 


06.08.2011 


2 . 


इस वित्तीय उन्नयन 

उन्नयन के 

के फलस्परूप कर्मियों का वेतन नियतन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 
3 ए - 2 - वे0 पु0-18 / 2009-7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में की जायेगी । 

3. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत वित्तीय 
उन्नयन का लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति 
कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


18 मार्च 2013 
सं ० 6 / नि 0प्रति0-01-01 / 2006-912 / वा 0 क0- श्री अरूण कुमार मिश्रा, वाणिज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरों, पटना 
पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य - कर उपायुक्त , (प्रभारी) पटना विशेष अंचल, पटना के 
पद पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक 

कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

12 मार्च 2013 
सं० को ० प्र० / स्था०-12 / 2011-2481 वि० — बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी श्री मो ० जाकिर हुसैन , कोषागार 
पदाधिकारी, बाढ़ (कोटि क्रमांक 58) को दिनांक 05.02.2012 से संपुष्ट किया जाता है । 

वित्त विभाग के ज्ञापांक 3623 दिनांक 31.03.2010 के आलोक में दिनांक 01.01.2006 अथवा 04 ( चार ) वर्षों की सेवा 
( सम्पुष्टि सहित) जो भी वाद हो अर्थात सेवा सम्पुष्टि की तिथि दिनांक 05.02.2012 से श्री हुसैन को पी ० बी०-3 एवं ग्रेड पे 5400 
अनुमान्य होगा । 
पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 17545, दिनांक 31.12.2012 इस हद तक संशोधित समझा जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

मो ० सउद, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 01-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


11 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


गृह (विशेष ) विभाग । 


" 


अधिसूचना 

21 मार्च 2013 
सं0 एन0 / गृ0 वि 0 नि 0 - कोर्ट केश -05 / 98–165 — रिट याचिका सं0–2872 / 2012 – भवानी देवी बनाम राज्य सरकार एवं 
अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2012 के अनुपालन के लिए बिहार राज्य सरकार एतद् 
द्वारा " रूल्स फार ग्रांट ऑफ पेंशन टू पालिटिकल सफरर -1953 ( Rules for Grant of Pension to Polotical 
Sufferer - 1953 ) " के नियम 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित विनिश्चय करती है : 

4- The amount of pension will be determind in each case under sub clauses (i), (ii), ( iii) and ( iv) of 
rule 2 in accordance with the amount of pension granted under Swatantrata Sainik Samman Pension (SSSP ) 
scheme 1980 of Govt . of India . 

Note: - (1 ) Persons granted pensions under these rules will be eligible to receive Dearness relief 
admissible to pensioners of Swatantrata Sainik Samman Pension (SSSP) scheme 1980." 

1. "रूल्स फार ग्रांट ऑफ पेंशन टू पालिटिकल सफरर -1953 " के अन्तर्गत स्वीकृत सभी राजनीतिक पीड़ित पेंशन की 
राशि को उपर्युक्त कंडिका में प्रतिस्थापित प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 
की दर पर आदेश निर्गत की तिथि से पुनरीक्षित कर दिनांक 02.10.2006 के प्रभाव से मूल पेंशन 6330 / - (छ: हजार तीन सौ 
तीस ) रूपये प्रतिमाह एवं दिनांक 01.08.2011 के प्रभाव से मूल पेंशन पर 143 प्रतिशत महँगाई राहत स्वीकृत करते हुए मूल पेंशन 
का भुगतान किया जायगा । 

2. रिट याचिका -2872 / 2012 में पारित न्यायिक आदेश के अनुपालन हेतु विशेष परिस्थिति में श्रीमती भवानी देवी , 
पति - स्व 0 नागेश्वर सिंह, ग्राम –त्रिलोकचक , पो 0 -दिघवारा, जिला - सारण को स्वीकृत राजनीतिक पीड़ित पेंशन राशि को 
निम्नांकित रूप में दिनांक 16.03.1969 के प्रभाव से पुनरीक्षित कर बकाया सहित भुगतान किया जायेगा 

16.03.1969 के प्रभाव से 100 रूपये प्रतिमाह 
2 . 15.08.1972 के प्रभाव से 200 रूपये प्रतिमाह 

01.08.1980 के प्रभाव से 300 रूपये प्रतिमाह 

01.08.1998 के प्रभाव से 3000 रूपये प्रतिमाह 
5 . 15.08.2005 के प्रभाव से 4000 रूपये प्रतिमाह 

02.10.2006 के प्रभाव से 6330 रूपये प्रतिमाह 
मूल पेंशन के अतिरिक्त महँगाई राहत निम्नांकित दर पर प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा 

1. दिनांक 01.08.1997 से 07 प्रतिशत 
2. दिनांक 01.08.1999 से 20 प्रतिशत 
3. दिनांक 01.08.2000 से 24 प्रतिशत 
4. दिनांक 01.08.2001 से 28 प्रतिशत 
5. दिनांक 01.08.2002 से 34 प्रतिशत 
6. दिनांक 01.08.2003 से 39 प्रतिशत 
7. दिनांक 01.08.2004 से 44 प्रतिशत 

दिनांक 15.08.2005 से 50 प्रतिशत 
9. दिनांक 01.08.2006 से 58 प्रतिशत 
10. दिनांक 01.08.2007 से 68 प्रतिशत 
11. दिनांक 01.08.2008 से 79 प्रतिशत 
12. दिनांक 01.08.2009 से 96 प्रतिशत 
13. दिनांक 01.08.2010 से 123 प्रतिशत 
14. दिनांक 01.08.2011 से 143 प्रतिशत 


1 . 


3 . 


4 . 


6 . 


12 


PER JGIC , 27 HIT 2013 


3. TE PA Fan 14–2235 – HHIGA HAT 7911 197–60–3R HHifah AT AT TATUT 
fh4–200—37Rl phH - 0003 - radiad 

उनके आश्रितों को विशेष भत्ता विपत्र कोड संख्या 
N2235602000003 fa Bygifta PIT À vafeta fuldt UGICHT GRT fanyl TRIT 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव रंजन सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


The 21 st March 2013 
No.-N / gri.vi.ni.- court case - 05 /98-- 165 — For compliance of the order dated 27.08.2012 passed by 
Hon ble Patna High Court in CWJC No. 2872 / 2012 -Bhawani Devi V /s Govt. of Bihar and others , the State 
Govt. of Bihar is here by pleased to take the following decision substituting the rule 4 of "Rules For Grant 
of Pension To Political Sufferer, 1953 " by the following : 

" 4- The amount of pension will be determind in each case under sub clauses (i), ( ii ), ( iii) and 
(iv ) of rule 2 in accordance with the amount of pension granted under Swatantrata Sainik Samman 
Pension (SSSP ) scheme 1980 of Govt. of India . 
Note :- ( 1 ) Persons granted pensions under these rules will be eligible to receive Dearness 

relief admissible to pensioners of Swatantrata Sainik Samman Pension ( SSSP) 

scheme 1980. " 
1. The Political Sufferer pension granted under " Rules For Grant of Pension To Political Sufferer , 
1953 " shall be revised from date of issue of this notification in accordance with the rate of pension 
sanctioned by Govt. of India under the Swantantrata Sainik Samman Pension scheme, 1980 (SSSPs) in 
conformity to the provisions substituted as hereabove Basic of Rs 6330 (six thousand three hundred and 
thirty ) w.e.f. 02.10.2006 and Dearness Relief @ 143 % of the basic pension w.e.f. 01.08.2011 is sanctioned 
under SSSPs. 

2. In compliance of the order dated 27.08.2012 of the Hon ble Patna Hight Court in CWJC No. 
2872/2012. The Political sufferer pension sanctioned to Smt. Bhawani Devi, W /o Late Nageswar Singh , 
Vill.- Trilokchak , P.0 -Dighwara , Distt.- Saran shall be revised w.e.f. form 16.03.1969 at the rate mentioned 
below and paid accordingly alongwith the arrear thereof : 

1 . Rupees 100 per month w.e.f. 16.03.1969 
2 . Rupees 200 per month w.e.f. 15.08.1972 
3 . Rupees 300 per month w.e.f. 01.08.1980 
4 . Rupees 3000 per month w.e.f. 01.08.1998 
5 . Rupees 4000 per month w.e.f. 15.08.2005 
6 . Rupees 6330 per month w.e.f. 02.10.2006 

Dearness relief shall be admissible on the pension at the rate allowed by the Govt. of India 
under SSSPs from time to time as below : 

1 . w.e.f. 01.08.1997 -7 % 
2 . w.e.f. 01.08.1999 

- 20 % 
3 . w.e.f. 01.08.2000 

- 24 % 
4 . w.e.f. 01.08.2001 - 28 % 
5 . w.e.f. 01.08.2002 

- 34 % 
6 . w.e.f. 01.08.2003 - 39 % 
7 . w.e.f. 01.08.2004 

- 44 % 
8 . w.e.f. 01.08.2005 

- 50 % 
9 . w.e.f. 01.08.2006 

- 58 % 
10 . w.e.f. 01.08.2007 - 68 % 
w.e.f. 01.08.2008 

- 79 % 
12 . w.e.f. 01.08.2009 -96 % 
13 . w.e.f. 01.08.2010 

- 123 % 
14 . w.e.f. 01.08.2011 - 143 % 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


13 


3. This payment shall be made from the allocation made under Head - 2235 Social Security and 
Welfare -60 -Other Social Security and Welfare programme-0003 -Special allowances to Freedom Fighters 
and their dependants -code - N -2235602000003 by the District Magistrate of the concerned District. 

By order of the Governor of Bihar 
RAJIVA RANJAN SINHA , Joint Secretary . 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 01-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 27 मार्च 2013 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं ० 682 — मैं प्रणय , पिता – पशुपतिनाथ दत्त , डाकघर - बांकीपुर, थाना - गाँधी मैदान, जिला - पटना, शपथ 
पत्र संख्या-3168 दिनांक 14.02.2013 के द्वारा अब मैं प्रणय श्रीवास्तव के नाम से जाना जाऊँगा । 


प्रणय । 


No. 682—1, Pranay S /o Pashupati Nath Dutta , R /o P.O.- Bankipore , P.S.-Gandhi Maidan , 
Dist- Patna vide Affidavit No. - 3168, dated 14.02.2013 shall be known as Pranay Srivastava for all 


purposes. 


PRANAY . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 01-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


